। इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्यमेव 


- 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


क्रमांक 351 ] 


भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 जुलाई 2017 - आषाढ़ 22 , शक 1939 


वाणिज्यिक कर विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2017 


क्र . एफ - बी -1 - 20 - 2017- 2 -पांच, ( 19 ). - मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 62 की 
उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी इस विभाग 
की अधिसूचना क्रमांक ( 15 ) - बी -1 - 36 - 2009 - 2 - पांच , दिनांक 29 सितम्बर 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 
मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में , नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात् : 


" 13. 


सत्यापन रिपोर्ट का प्राप्त किया जाना. - निर्यातकर्ता, आयात करने वाली इकाई के भारसाधक अधिकारी से सत्यापन 
रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा और अनुज्ञापत्र की कालावधि की समाप्ति के 90 दिन के भीतर पूर्वोत्तर राज्यों के एवं 60 
दिन के भीतर अन्य राज्यों के लिए उस प्राधिकारी को प्रस्तत करेगा. जिसके द्वारा निर्यात अनज्ञा जारी की गई है . 

सा करने में असफल रहता है तो निर्यात की गई विदेशी मदिरा पर उद्ग्रहणीय शुल्क , नियम 12 
के उपनियम ( 4 ) के अनुसार जमा राशि, दी गई बैंक गारंटी या निष्पादित किये गये बंधपत्र से वसूल किया 
जाएगा. यह किसी ऐसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त होगा जो नियम 19 के अधीन अधिरोपित की जाए : 


परंतु सत्यापन रिपोर्ट पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 दिन एवं अन्य राज्यों के लिए 60 दिन की नियत समयावधि के पश्चात् 

प्रस्तुत किए जाने की दशा में , वसूल किया गया शुल्क , सम्यक् सत्यापन के पश्चात् , निर्यातकर्ता को वापस कर 
दिया जाएगा. उस दशा में , जहां कि किसी प्राधिकारी द्वारा परेषित माल रास्ते में ही अभिगृहीत कर लिया जाता है 
और वह गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाता है तो उद्ग्रहणीय शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा : 


701 


702 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2017 


___ परंतु यह और कि यदि विदेशी मदिरा किसी अन्य देश को निर्यात की जाती है तो मदिरा निर्यात करने वाला अनुज्ञप्तिधारी 

इस बात का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि परेषित माल वास्तव में देश से बाहर जा चुका है. ". 


2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अरुण परमार, उपसचिव. 


भोपाल , दिनांक 13 जुलाई 2017 


क्र . एफ - बी - 1- 20 - 2017 - 2- पांच, ( 19 ). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की 
अधिसूचना क्रमांक बी - 1 - 20 - 2017- 2 -पांच, ( 19 ), दिनांक 13 जुलाई, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अरुण परमार, उपसचिव . 


Bhopal, the 13th July 2017 


___ No . F- B - 1- 20 - 2017- 2 - V ( 19). - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) and clause ( d ) of sub 
section (2 ) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915 ) and in supersession of this 
department s Notification No. ( 15 ) - F - B - 1 - 36 - 2009 - 2 - V , dated 29th September, 2010 , issued previously in this 
behalf, the State Government, hereby , makes the following further amendment in Madhya Pradesh Foreign Liquor 
Rules , 1996 , namely : 


AMENDMENT 


In the said rules, for rule 13 , the following rule shall be substituted , namely : 


"13. 


Securing the Verification Report.- - The Exporter shall obtain verification report from the 
officer-in - charge of the importing unit and furnish it to the authority who issued the export 
permit, within 90 days for the North -Eastern states and within 60 days for other states from 
the expiry of period of permit. If the exporter fails to do so , the leviable duty on the foreign 
liquor exported shall be recovered from the deposits made , bank guarantee furnished or the 
security bond executed in accordance with sub -rule ( 4 ) of rule 12, this shall be in addition 
to any other penalty which may be imposed under rule 19 : 


Provided that in case the verification report is submitted after the stipulated 90 days for North - Eastern 

states and 60 days for other states, the recovered duty shall be refunded after due verification 
to the exporter. In case the consignment is seized midway by any authority and it does not 
reach the destination , the leviable duty shall not be recovered : 


Provided further that if the foreign liquor is exported to another country , the licensee exporting the 

- liquor shall furnish documentary evidence that the consignment has actually left the country." . 


( 2 ) This notification shall be deemed to have come in to force from 1st April , 2017 . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

ARUN PARMAR, Dy. Secy . 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2017 


702 ( 1 ) 


- 


भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2017 


क्र . एफ - बी - 1 - 20 - 2017 - 2 - पांच, ( 20 ) . - मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 63 के 
साथ पठित धारा 62 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त 
पूर्व में जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14- बी - 1- 22 - 93 - वा. कर- पांच, दिनांक 29 मार्च, 1995 को आंशिक रूप से अतिष्ठित 
करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में , नियम 6 में , उपनियम ( 4 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए , अर्थात् : 


" ( 4 ). अभिवहन छीजन. - इस राज्य में आसवनी से आसवनी, आसवनी से भाण्डागार, भाण्डागार से भाण्डागार तक स्प्रिंट 

परिवहन किए जाने अथवा ड्रमों/टैंकरों में निर्यात किए जाने में स्प्रिट के रिसन या वाष्पीकरण द्वारा अभिवहन में हुई 
वास्तविक हानि के लिए नीचे विनिर्दिष्ट की गई अधिकतम मात्रा से अनधिक दर पर मौक दिया जाएगा : 


( अ ) ड्रमों में : . 


छीजन मौक की अधिकतम दर 


अनुक्रमांक 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( एक ) 


250 किलोमीटर तक 


0.5 प्रतिशत 


( दो ) 


0. 75 प्रतिशत 


250 किलोमीटर से अधिक किन्तु 
500 किलोमीटर से अनधिक . 


( तीन ) 


500 किलोमीटर से अधिक 


1.0 प्रतिशत 


( ब ) टैंकरों में : 


( एक ) 


250 किलोमीटर तक 


0.5 प्रतिशत 


250 किलोमीटर से अधिक 


1 .0 प्रतिशत 


परन्तु आसवनी से उसी आसवनी के परिसर के भीतर स्थित भाण्डागार में प्राप्त की गई स्पिरिट पर या भाण्डागार द्वारा भाण्डागार 
परिसर के भीतर वास्तविक रूप से माप कर प्राप्त की गई मदिरा के अभिवहन छीजन के लिए कोई मौक नहीं दिया जाएगा . किन्तु 
जहां एक टैंकर आसवनियों से दो या अधिक भाण्डागारों के लिए परिवहन करता है, वहां अभिवहन हानि की गणना अंतिम भाण्डागार 
पर ऐसी कुल मात्रा पर की जाएगी जो एक बार में एकल परेषण में आसवनी से परिवहन की गई थी : 


परन्तु यह और कि आबकारी आयुक्त किसी भी भाण्डागार के लिए उपरोक्त मापमान में कमी कर सकेगा. ". 


2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल , 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अरुण परमार, उपसचिव . 


702 ( 2 ) 


24GT 17543 , fanich 13 


MIS 2017 


479167, faiah 13 ming 2017 
So. 01 - 1 - 20 - 2017 -2 - 419 , ( 20 ). - 4ra at sifaen 9 31700C 348 q qus ( 3) 37714720 , 57 fanm ont 
31fr4 shiCh 01 - 1 -20 -2017 - 2 - 418 , (20 ), fçrich 13 T , 2017 01 311 31 at your mercar À pageri 
प्रकाशित किया जाता है. 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, . 

अरुण परमार, उपसचिव 


Bhopal, the 13th July 2017 
No. F - B - 1 - 20 - 2017 - 2 - V ( 20 ) . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and clause (d ) of sub 
section (2 ) of Section 62 read with Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No . II of 1915 ) and in 
partial supersession of this Department s Notification No. 14- B -1- 22 -93 -CTD -V , dated 29th March , 1995 , issued 
previously in this behalf , the State Government, hereby, makes the following further amendment in Madhya 
Pradesh Distillery Rules, 1995 , namely : 


AMENDMENT 


In the said rules, In rule 6 , For sub rule (4 ) the following sub rule shall be substituted , namely : 


“ (4 ). 


Transit Wastage . - An allowances shall be made for the actual loss in transit by leakage or 
evaporation of spirit transported from distillery to distillery, distillery to warehouse , warehouse 
to warehouse in this state or exported in drums/tankers , at a rate not exceeding the maximum 
quantities specified below : 


A . Drums 


S . No . 


Distance 


Maximum rate of 
wastage allowance 

(3 ) 


ELS 


(i) 
(ii ) 


Up to 250 Kilometres 
Above 250 Kilometres but not exceeding 
500 Kilometres . 
Above 500 Kilometres 


0 .5 percent 
0 .75 percent 


( iii ) 


1.0 percent 


B . Tankers : 


(1) 


Up to 250 Kilometres 


0 .5 percent 
1.0 percent 


Above 250 Kilometres 


Provided that there shall be no allowance of transit wastage on spirit received from a distillery to a warehouse 
situated within the premises of the same distillery or warehouse receiving liquor within warehouse premises by 
actual measurement. But where a tanker transport spirit from Distilleries for two or more warehouses , the transit 
loss shall be accounted for at the last warehouse on the total quantity which was transported from the distillery at 
a time in a single consignment: 


Provided further that the Excise Commissioner may reduce the above scale for any warehouse .” . 


2 . This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April , 2017 . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

ARUN PARMAR , Dy. Secy. 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2017 


702 ( 3 ) 


भोपाल , दिनांक 13 जुलाई 2017 


क्र . एफ - बी -1 - 20 - 2017 -2 - पांच, ( 21). - मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 63 के 
साथ पठित धारा 62 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त 
पूर्व में जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - बी -1 - 24- 2011 - 2- पांच ( 4 ), दिनांक 12 जनवरी , 2012 तथा क्रमांक एफ - बी 
1 - 24 - 2011- 2- पांच ( 26 ), दिनांक 14 मई, 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम , 
1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : -- 


संशोधन 


उक्त नियमों में , नियम 10 में , विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर , निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किए जाएं, अर्थात् : 


" परन्तु बोतल भराई इकाई से भाण्डागार तक बोतलबंद देशी मदिरा के समस्त परिवहन के लिए, दूरी को विचार में लाए 

बिना अधिकतम छीजन मोक कांच की बोतलों के लिए 0.5 प्रतिशत तथा पैट बोतलों के लिए 0. 25 प्रतिशत होगीः 


परन्तु यह और कि बोतल बंद देशी मदिरा के समस्त निर्यातों के लिए, दूरी को विचार में लाए बिना अधिकतम छीजन मोक 

__ _ 0.5 प्रतिशत होगी : 


परन्तु यह भी कि देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार में बोतलबंद देशी मदिरा के भण्डारण पर छीजन की अधिकतम मोक कांच 

की बोतलों के लिए 0. 25 प्रतिशत तथा पैट बोतलों के लिए 0.1 प्रतिशत होगी . ". 


2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अरुण परमार, उपसचिव. 


भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2017 


क्र . बी - 1- 20 - 2017 - 2- पांच, ( 21 ). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की 
अधिसूचना क्रमांक बी - 1- 20 - 2017- 2 - पांच, ( 21 ), दिनांक 13 जुलाई, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अरुण परमार, उपसचिव . 


Bhopal, the 13th July 2017 
· No. F - B - 1 - 20 - 2017 - 2 - V (21) . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and clause (d ) of sub 
section ( 2 ) of Section 62 read with Section 63 of Madhya Pradesh Excise Act , 1915 ( No. II of 1915 ) and in 
supersession of this Department s Notification No. F -B - 1 -24 -2011-2 - V (4 ), dated 12th January, 2012 and No. F - B 
1 -24-2011 - 2- V ( 26), dated 14th May 2012 issued previously in this behalf , the State Government , hereby, makes 
the following further amendment in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995 , namely: ---- 


AMENDMENT 


In the said rules, in rule 10 , for the existing provisos , the following provisos shall be substituted, namely : 


“ Provided that maximum wastage allowance for all transport of bottled country liquor from the Bottling 

Unit to the warehouse shall be 0.5 percent for glass bottles and 0.25 percent for PET Bottles 
irrespective of distance : 


702 ( 4 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2017 


Provided further that the maximum wastage allowance for all exports of bottled country liquor shall 

be 0 .5 percent irrespective of distance: 


Provided also that the maximum wastage allowance on storage of bottled country liquor stocked in country 

liquor storage warehouse shall be 0 .25 percent for glass bottles and 0 .1 percent for pet bottles.” . 


- (2 ) This notification shall be deemed to have come in to force from 1st April, 2017 . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

ARUN PARMAR , Dy . Secy. 


भोपाल , दिनांक 13 जुलाई 2017 


क्र . एफ - बी - 1- 20 - 2017 - 2- पांच, ( 22 ). - मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 63 के 
साथ पठित धारा 62 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त 
पूर्व में जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 72 दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, 
एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम , 1996 में , निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियम में , नियम 17 में , उपनियम ( 2 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : 


" ( 2 ) 


एफ . एल . 6, एफ . एल. 10 - क , एफ. एल 10 - ख अनुज्ञप्तिधारी के पास एवं विदेशी मदिरा भाण्डागार में बोतलबंद 
विदेशी मदिरा / बीयर / वाईन के भण्डारण में छीजन की अधिकतम त्रैमासिक छूट नीचे विहित किए गए अनुसार 
दी जाएगी : 


( क ) विदेशी मदिरा स्प्रिट 


( एक ) पैट बोतलों में 
( दो ) कांच की बोतलों में एवं बॉटल्ड 

इन ऑरिजन ( बी . आई. ओ. ) . 


0. 1 प्रतिशत 
0. 25 प्रतिशत 


( ख ) 


बीयर / वाईन 


( एक ) केन बोतलों में 
( दो ) कांच की बोतलों में 


0. 25 प्रतिशत 
0 . 50 प्रतिशत 


2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अरुण परमार, उपसचिव. 


भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2017 


क्र . बी - 1 - 20 - 2017 - 2- पांच, ( 22 ). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की 
अधिसूचना क्रमांक बी - 1 - 20 - 2017 - 2 - पांच, ( 22 ), दिनांक 13 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अरुण परमार, उपसचिव . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जुलाई 2017 


702 ( 5 ) 


- 


Bhopal, the 13th July 2017 


.. No. F- B - 1- 20 - 2017 - 2 - V ( 22 ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and clause ( d ) of sub 
section (2 ) of Section 62 read with Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915 ) and in 
partial supersession of this Department s Notification No. 72 dated 3rd October , 2008 , issued previously in this 
behalf, the State Government, hereby , makes the following further amendment in Madhya Pradesh Foreign Liquor 
Rules , 1996 , namely : 


AMENDMENT 


In rule 17 , For sub rule ( 2 ) the following sub rule shall be substituted , namely : 


“ (2 ) 


Maximum Quarterly wastage allowance on storage of bottled foreign liquor stocked with F .L . 6 , 
F.L . 10 - A , F.L . 10 - B licensee and in Foreign Liquor Warehouse shall be given as prescribed 
below : 


( A ) Foreign Liquor Spirit 


(i) In Pet Bottles 
( ii ) In Glass Bottles and for Bottled 
___ In Origin ( B.I. O ) . 


0 .1 percent 
0 . 25 percent 


( B ) 


Beer / Wine 


(i) In Can Bottles 
(ii) In Glass Bottles 


0 . 25 percent 
0 .50 percent . ". 


2 . This notification shall be deemed to have come in to force from 1st April, 2017 . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

ARUN PARMAR , Dy. Secy. 


भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2017 


क्र . एफ - बी -1 - 20 - 2017 - 2- पांच, ( 23 ). - मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 63 के 
साथ पठित धारा 62 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , 
एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम , 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में , नियम 16 में , 


(1 ) 


उपनियम ( 3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए , अर्थात् : 


____ " (3 ) बोतलों में भरी विदेशी मदिरा के सभी निर्यातों पर दूरी का विचार किए बिना छीजन की अधिकतम छूट 0.5 

- प्रतिशत होगी. " 


( 2 ) 


उपनियम ( 4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए , अर्थात् : 


“ ( 4 ) क्रेता और विक्रेता अनुज्ञप्तिधारक एक ही जिले के होने की स्थिति में बोतलों में भरी विदेशी मदिरा के 

समस्त परिवहनों में छीजन की अधिकतम छूट 0.25 प्रतिशत होगी. यदि वे भिन्न - भिन्न जिलों के हैं तो 
0 . 5 प्रतिशत होगी . ". 


702 ( 6 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2017 


( 3 ) 


यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अरुण परमार, उपसचिव . 


भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2017 


क्र . बी - 1- 20 - 2017 - 2- पांच, ( 23 ). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की 
अधिसूचना क्रमांक बी - 1- 20 - 2017 - 2- पांच, ( 23 ), दिनांक 13 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अरुण परमार, उपसचिव . 


Bhopal , the 13th July 2017 


No. F - B - 1- 20 - 2017 - 2 - V (23). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) and clause (d ) of sub 
section ( 2 ) of Section 62 read with Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 ( No. II of 1915 ), the 
State Government, hereby, makes the following amendment in Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules , 1996 , 
namely : 

AMENDMENT 
In the said rules, in rule 16, 
1. For sub -rule (3), the following sub- rule shall be substituted , namely : 
( 3 ) Maximum wastage allowance for all exports of bottled foreign liquor shall be 0.5 percent 

irrespective of distance .” . 
2. For sub -rule ( 4 ), the following sub-rule shall be substituted , namely : - - 
" (4 ) Maximum wastage allowance for all transports of bottled Foreign liquor shall be 0 .25 percent 

if the selling licensee and the purchasing licensee belong to the same district. It shall be 0 .5 

percent if they belong to different districts.” . 
3. This notification shall be deemed to have come in to force from 1st April, 2017 . 

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

: ARUN PARMAR , Dy. Secy . 


भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2017 
क्र . एफ.- बी -1- 20 - 2017- 2 -पांच ( 24 ). - मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 63 के साथ 
पठित धारा 62 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 
मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम में , निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

संशोधन 
उक्त नियमों में , नियम 21 में , 
1. उपनियम ( 1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएं , अर्थात् : 
“ ( 1 ) बोतलों में भरी बीयर या मद्य के सभी निर्यातों पर दूरी का विचार किए बिना छीजन की अधिकतम छूट 0. 75 

प्रतिशत होगी . 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2017 


702 ( 7 ) 


( 1- क ) क्रेता और विक्रेता अनुज्ञप्तिधारक एक ही जिले के होने की स्थिति में बोतलों में भरी बीयर तथा मद्य के समस्त परिवहनों 

में छीजन की अधिकतम छूट 0.5 प्रतिशत होगी. यदि वे भिन्न -भिन्न जिलों के हैं तो 0.75 प्रतिशत होगी. ". 


2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी. 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अरुण परमार, उपसचिव . 
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2017 
क्र . बी - 1- 20 - 2017 - 2- पांच ( 24 ). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की 
अधिसूचना क्र . बी -1 - 20 - 2017- 2 -पांच ( 24 ), दिनांक 13 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है. 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अरुण परमार, उपसचिव . 


Bhopal, the 13th July 2017 


No . F- B - 1 - 20 - 2017- 2 - V (24). — In Exercise of the powers conferred by sub section (1 ) and clause (d ) sub- section 
( 2 ) of Section 62 read with Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915 ) , the State Government, 
hereby , makes the following amendment in Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, namely : 


AMENDMENT 


In the said rules, in rule 21, 


1. for sub - rule ( 1), the following sub -rules shall be substituted , namely : 


“( 1) Maximum wastage allowance for all exports of bottled beer or wine shall be 0. 75 percent irrespective 

of distance. 
(1- a) Maximum wastage allowance for all transports of bottled beer or wine shall be 0 .5 percent if the 

selling licensee and the purchasing licensee belong to the same district. It shall be 0 .75 percent 
if they belong to different districts. " . 


2 . This notification shall be deemed to have come into force from 1st April , 2017 . 

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

ARUN PARMAR , Dy. Secy . 


भोपाल , दिनांक 13 जुलाई 2017 


क्र . एफ .- बी -1 - 20 - 2017- 2 -पांच ( 25 ). - मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915 ) की धारा 63 के साथ 
पठित धारा 62 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार , एतद्द्वारा , 
मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम में , निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में , नियम 21 में , उपनियम ( 3 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : 
" (3 ) एफ . एल. 6, एफ . एल. 10 ( क ), एफ . एल. 10 ( ख ) अनुज्ञप्तिधारी के पास एवं विदेशी मदिरा भाण्डागार में स्टॉक की . 

गई बोतलबंद बीयर या वाईन के छीजन के समस्त मामलों पर मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 17 के .. . 
उपनियम ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. . 


702 ( 8 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जुलाई 2017 


2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अरुण परमार, उपसचिव . 


भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2017 
क्र . बी -1 - 20 - 2017 - 2 -पांच ( 25 ). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की 
अधिसूचना क्र . बी - 1- 20 -2017 - 2- पांच ( 25) , दिनांक 13 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अरुण परमार, उपसचिव. 


Bhopal, the 13th July 2017 


No . F -B - 1-20 - 2017 -2 - V (25). — In Exercise of the powers conferred by sub section (1 ) and clause (d ) sub -section 

163 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 ( No . II of 1915 ), the State Government , 
hereby , makes the following further amendment in Madhya Pradesh Beer and Wine Rules , namely : --- 


AMENDMENT 


In the said rule, in rule 21, for sub - rule ( 3) , the following sub -rule shall be substituted , namely : 


" (3 ) All cases of wastages of bottled beer or wine stocked with an F . L . 6 , F . L . 10 - A , F . L . 10 - B licensee 

and in foreign liquior warehouse , shall be dealt with under sub - rule (2 ) of Rule 17 of Madhya 
Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 ." . 


2 . This notification shall be deemed to have come into force from 1st April, 2017 . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

ARUN PARMAR , Dy . Secy . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 . 


